शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


छत्तीसगढ़ 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 45 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 9 नवम्बर 2018 - कार्तिक 18, शक 1940 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , दुर्गा टेम्भुरकर आत्मज श्री किशन, उम्र 45 वर्ष जाति महार, निवासी- इन्दिरा नगर , वार्ड 
नं .- 5, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव ( छ.ग.) का हूं यह कि मैं रेल्वे विभाग में कार्यरत हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस 
रिकार्ड में मेरा नाम दुर्गा ( Durga ) दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम “टेम्भुरकर ” जोड़कर पूर्ण नाम/उपनाम “ दुर्गा 
टेम्भुरकर ” ( Durga Tembhurkar ) रख लिया हूं. मैं अपने इस परिवर्तित नये व पूर्ण नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड 
व अन्य आवश्यक अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज करवाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ- पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे दुर्गा टेम्भुरकर आ . श्री किसन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


दुर्गा ( Durga ) 

पिता - श्री किसन 
निवासी - इन्दिरा नगर, वार्ड नं. -5 , तहसील - डोंगरगढ़ 

जिला- राजनांदगांव ( छ.ग. ) 


दुर्गा टेम्भुरकर ( Durga Tembhurkar ) 

पिता - श्री किसन 
निवासी -इन्दिरा नगर, वार्ड नं .- 5, तहसील - डोंगरगढ़ 

जिला - राजनांदगांव ( छ.ग. ) 


259 


260 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती वंदना चावड़ा, ध.प. श्री मुकुन्दलाल चावड़ा, उम्र 42 वर्ष, जाति गुर्जर , निवासी 
ग्राम ढ़ारा , तहसील - डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव ( छ.ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम वनिता आत्मजा रसीक लाल मारू था . जो कि मेरे 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री मुकुन्दलाल चावड़ा के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम/ 
उपनाम श्रीमती वंदना चावड़ा रखली हूं, तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती वंदना चावड़ा ध.प. श्री मुकुन्दलाल चावड़ा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


वनिता ( Vanita ) 
पिता - श्री रसीक लाल मारू 
निवासी - ग्राम - ढ़ारा, तहसील - डोंगरगढ़ 

जिला- राजनांदगांव ( छ.ग. ) 


श्रीमती वंदना चावड़ा (Smt. Vandana Chawda ) 

पति - श्री मुकुन्दलाल चावड़ा 
( W / o Shri Mukund Lal Chawda ) 
निवासी - ग्राम - ढ़ारा, तहसील - डोंगरगढ़ 

जिला- राजनांदगांव ( छ.ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , शरद कुमार सोनी, आत्मज श्री राघव राम स्वर्णकार ( आर. आर. स्वर्णकार ), निवासी - क्वा . 
नं .-11 /ए, सड़क -37, सेक्टर -4 ,भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग ( छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे सर्विस 
रिकार्ड में मेरा नाम शरद कुमार ( S K Soni ) आ . राघव राम स्वर्णकार ( आर. आर . स्वर्णकार) दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मेरा सही व पूर्ण नाम 
शरद कुमार सोनी ( Sharad Kumar Soni ) है, जो कि मेरे आधार कार्ड , पैन कार्ड , मतदाता परिचय पत्र,बैंक पासबुक व ड्रायविंग लायसेंस में 
दर्ज है. मैं अपने सही व पूर्ण नाम “ शरद कुमार सोनी आ . श्री राघव राम स्वर्णकार ( आर. आर. स्वर्णकार ) ” को मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अत : अब मुझे शरद कुमार सोनी आ . श्री राघव राम स्वर्णकार ( आर. आर. स्वर्णकार) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 


जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


शरद कुमार ( S K Soni ) 
पिता - श्री राघव राम स्वर्णकार ( आर.आर. स्वर्णकार ) 
निवासी - क्वा. नं .- 11 /ए , सड़क -37 , सेक्टर -4 , भिलाई 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग.) 


शरद कुमार सोनी ( Sharad Kumar Soni ) 
पिता - श्री राघव राम स्वर्णकार ( आर.आर. स्वर्णकार ) 
निवासी - क्वा . नं .- 11/ ए, सड़क -37, सेक्टर -4 , 

सेक्टर -4, भिलाई 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) 


4T 3 ( 1 ) ] 


STR46 76147 , farigh 9 7atok 2018 


261 


विविध 


निविदा सूचनाएं 


निविदा सूचना 


TENDER NOTICE 


OFFICE OF THE DIRECTOR GOVT. PRINTING AND STATIONERY 
Indira Vati Bhawan , Block - 1 , Second Floor, Atal Nagar, Chhattisgarh 


Atal Nagar, the 5th November 2018 


No. GB - IV Paper-(01)/2018-2019/1298.—Sealed Technical and Commercial Tenders are invited for pur 
chase of aproxv $ 426 M.T. various types of printing papers for the printing works of the department to the Govt. Press 
at Atal Nagar, Raipur/Rajnandgaon subscribed with the words Tender for printing paper 2018-19 are invited from the 
papermills or their authorized Agent/Dealers ofmanufacturing mills. Tendersmust reach this office latest by 3.00 P.M. 
on 17-12-2018 . 


2 . The tender will be considered only on the tender form supplied by us or It can also be submitted on the form 
downloaded from our website www.cgstate.gov.in . 


3 . The tenders will be opened on the same day at 4.00 P.M. in the office of the undersigned in the presence of 
such Tenderer or their authorized representatives also may be present. The tenders , samples and other tender docu 
ments received after the prescribed date and time will not be accepted under any circumstances irrespective of means 
of dispatch and delivery. The details of specifications of the papers and their quantities required are given in the 
Tender Form . 


4 . In case if tender is obtained from our website he shall have to submitted Rs . 1500 /- ( Cash receipt or demand 
draft ) in our office on the date of submission of tender otherwise the tender will not be accepted . 


1 . 
2 . 
3 . 


Sale of tender document from : 
Last date of tender document submission : 
Tender document opening date : 


12/11/2018 
17/12/2018 3P.M. 
17/12/2018 4P.M. 


Note : - 1 . 

2 . 


Tender form can also be downloaded from www.cgstate.gov.in . 
Permission of this tender is given by Chief Election Officer, C.G. from letter no . 03/ar / fa. 9. E. 
2018/834 dated 31-10-2018 . 


(By the order of Director) 


Sd / 
Joint Director. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018 . 


